निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 आश्विन 1940 ( श० ) 
( सं० पटना 920 ) पटना , शुक्रवार , 12 अक्तूबर 2018 


सं0 2 / आ - 70 - 03 / 2017 गृ0आ0 - 8896 

गृह विभाग 
( आरक्षी शाखा) 


संकल्प 

10 अक्तूबर 2018 
श्री मो0 अली अंसारी, बि0पु0से0, तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सोनपुर के पद पर पदस्थापन के 
दौरान सबलपुर दियारा से गाँधीघाट , पटना यात्रियों को लेकर आ रही नाव के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना से संबंधित 
उच्च स्तरीय द्विसदस्यीय जाँच समिति के प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत गंभीर प्रशासनिक चूक और पतंग उत्सव की तैयारी 
एवं भीड़ नियंत्रण तथा विधि - व्यवस्था पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिये जाने के आलोक में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के 
आधार पर विभागीय अधिसूचना सं0 - 1657 दिनांक 24 .02. 2017 द्वारा उन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं 
अपील) नियमावली, 2005 के नियम - 9 (1) ( क ) के तहत निलंबित किया गया । 

2. दिनांक 14. 01. 2017 को सोनपुर, सबलपुर दियारा में पतंग उत्सव के दौरान नाव दुर्घटना की जाँच हेतु 
विभागीय संकल्प सं0 – 4198 दिनांक 22. 05 .2017 द्वारा पुलिस महानिरीक्षक, विशेष निगरानी इकाई , बिहार , पटना को 
संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया । 

3. पुलिस महानिरीक्षक - सह - संचालन पदाधिकारी , विशेष निगरानी इकाई, बिहार, पटना के पत्रांक - 176 
अनु0 / वि0का0, दिनांक 18. 07 .2018 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं उस पर श्री अंसारी से प्राप्त लिखित अभिकथन 
(दिनांक 30 .08 .2018) की सम्यक समीक्षा के उपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में इन्हें 
निलंबन से मुक्त किया जाता है । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 12 अक्तूबर 2018 


4. श्री अंसारी, बि0पु0से0, पदस्थापन की प्रतीक्षा में , पुलिस महानिदेशक , बिहार, पटना के कार्यालय में 
योगदान देंगे । 
आदेश: आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में 
प्रकाशित किया जाय तथा सभी संबंधित को एक - एक प्रति भेज दी जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

दुर्गेश कुमार पाण्डेय , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 920 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


